रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L . - 33004 / 99 


RADESPECAUN 


CTETRELFree 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 578 ] 
No . 578] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 30 , 2017 / आषाढ़ 9 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY , JUNE 30 , 2017 / ASADHA 9 , 1939 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 30 जून , 2017 

सं . 68 / 2017- सीमाशुल्क ( एन . टी .) 
सा . का . नि . 803( अ ). केंद्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए और सीमाशुल्क ( शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात ) नियम , 2016 को उन 
बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है , निम्नलिखित नियम 
बनाती है , अर्थात् :-- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क ( शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात ) नियम , 
2017 है । 

( 2) ये जुलाई 2017 के प्रथम दिन लागू होंगे । 

2 . लागू होना — (1) ये नियम ऐसे आयातकर्ता को लागू होंगे , जिसका सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 5 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी किसी छूट वाली अधिसूचना का फायदा लेने का आशय है और जहां ऐसी छूट का फायदा किसी वस्तु के 
विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवा के प्रदान किए जाने के लिए उस अधिसूचना में समाविष्ट आयातित माल के उपयोग पर निर्भर है । 

( 2) ये नियम केवल ऐसी छूट अधिसूचनाओं की बाबत लागू होंगे, जिनमें इन नियमों के पालन किए जाने का उपबंध है । 
3. परिभाषा — इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , -- 

( क) “ अधिनियम " से सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52) अभिप्रेत है ; 
( ख) “ छूट वाली अधिसूचना ” से अधिनियम की धारा 25 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी कोई अधिसूचना अभिप्रेत है ; 
( ग) “ सूचना " से ऐसे विनिर्माता द्वारा दी गई सूचना अभिप्रेत है , जो किसी छूट वाली अधिसूचना का फायदा लेने का आशय 
रखता है ; 


4045 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( i) ] 


( घ ) “ अधिकारिता वाला सीमाशुल्क अधिकारी " से उस परिसर पर , जहां आयातित माल को विनिर्माण के लिए या आउटपुट 
सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाने के लिए रखा जाएगा , अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधीक्षक या किसी मूल्यांकक 
की पंक्ति के समतुल्य पंक्ति का सीमाशुल्क अधिकारी अभिप्रेत है ; 
( ड.) “ विनिर्माण ” से कच्ची सामग्री या इनपुटों का ऐसी रीति में प्रसंस्करण अभिप्रेत है , जिसके परिणामस्वरूप एक सुभिन्न 
नाम , प्रकृति और उपयोग वाले नए उत्पाद का आभिर्भाव हुआ है और “विनिर्माता " पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा ; 

( च ) “ आउटपुट ” सेवा से आयातित माल के उपयोग सहित सेवा की पूर्ति अभिप्रेत है । 
4. छूट वाली अधिसूचना का फायदा लेने के आशय के बारे में सूचना -- कोई आयातकर्ता, जो किसी छूट वाली अधिसूचना का फायदा 
लेने का आशय रखता है, उस परिसर पर , जहां आयातित माल को विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाने 
के लिए रखा जाएगा , अधिकारिता का प्रयोग करने वाले , यथास्थिति , सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त को 
निम्नलिखित विशिष्टियों की सूचना देगा , अर्थात् : 

( i) विनिर्माता का नाम और पता; 
( ii) उसकी विनिर्माण सुविधा में उत्पादित माल ; 

(iii) माल के विनिर्माण या किसी आउटपुट सेवा के देने में प्रयुक्त आयातित माल की प्रकृति और वर्णन । 
5 . अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया – (1 ) ऐसा आयातकर्ता, जो छूट वाली अधिसूचना का फायदा लेने का आशय रखता है , 
निम्नलिखित रूप में सूचना देगा 

( क ) दो प्रतियों में , ऐसे परिसर पर, जहां आयातित माल को विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाने 
के लिए रखा जाएगा , अधिकारिता का प्रयोग करने वाले , यथास्थिति , सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त को एक 
वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए आयात किए जाने वाले माल की प्राक्कलित मात्रा और मूल्य , ऐसे आयात पर लागू छूट वाली 
अधिसूचना की विशिष्टियां और विशिष्ट परेषण की बाबत आयात का पत्तन ; और 

( ख) एक सेट में आयात के सीमाशुल्क स्टेशन पर , यथास्थिति , सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त को । 
( 2) ऐसा आयातकर्ता , जो छूट वाली अधिसूचना का फायदा लेने का आशय रखता है , ऐसे प्रतिभू या प्रतिभूति सहित , चलत बंधपत्र , जो , 
ऐसे परिसर पर , जहां आयातित माल को विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाने के लिए रखा जाएगा , 
अधिकारिता का प्रयोग करने वाले , यथास्थिति , सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा उपयुक्त समझा जाए , इनपुटों 
पर उद्हणीय शुल्क किन्तु छूट लिए गए और आयात के समय पहले ही संदत्त , यदि कोई है, के बीच अंतर के बराबर रकम का माल के 
आयात की उस तारीख से , जिसको छूट ली गई थी , प्रारंभ होकर शुल्क के अंतर की उस संपूर्ण रकम के, जिसका वह संदाय करने का दायी 
है, वास्तविक संदाय की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस अधिनियम की धारा 28कक के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा 
नियत दर से ब्याज सहित संदाय करने के वचन सहित प्रस्तुत करेगा । 
( 3) ऐसे परिसर पर , जहां आयातित माल को विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाने के लिए रखा 
जाएगा , अधिकारिता का प्रयोग करने वाला , यथास्थिति , सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त आयातकर्ता से प्राप्त 
सूचना की एक प्रति आयात के सीमाशुल्क स्टेशन पर , यथास्थिति , सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त को देगा । 
( 4 ) सीमाशुल्क स्टेशन पर , यथास्थिति , सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अधीन सूचना 
की प्रति प्राप्त होने पर उस आयातकर्ता को , जिसका छूट वाली सूचना का फायदा लेने का आशय है , छूट वाली अधिसूचना का फायदा 
अनुज्ञात करेगा । 
6. ऐसे आयातकर्ता द्वारा , जिसका किसी छूट वाली अधिसूचना का फायदा लेने का आशय है , आयातित माल की प्राप्ति की बाबत सूचना 
देना और अभिलेख रखना : (1 ) ऐसे आयातकर्ता द्वारा , जिसका किसी छूट वाली अधिसूचना का फायदा लेने का आशय है, उसके उस 
परिसर में , जहां माल विनिर्माण के लिए उपयोग के लिए रखा जाता है, ऐसी प्राप्ति के दो दिन के भीतर ( अवकाश दिन , यदि कोई हो , 
को छोड़कर) अधिकारिता रखने वाले सीमाशुल्क अधिकारी को आयातित माल की प्राप्ति की सूचना देगा । 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 2 ) ऐसा आयातकर्ता, जिसने किसी छूट वाली अधिसूचना का फायदा ले लिया है, ऐसी रीति में लेखा रखेगा , जिससे आयातित माल की 
मात्रा और मूल्य , छूट वाली अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार उपभोग किए गए आयातित माल की मात्रा नियम 7 के अधीन पुन : निर्यात 
किए गए माल की मात्रा , यदि कोई हो और स्टाक में प्रवेशपत्र वार शेष मात्रा स्पष्टत : उपदर्शित हो तथा ऐसा लेखा, जब कभी ऐसे 
परिसर पर , जहां आयातित माल को विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाने के लिए रखा जाएगा , 
अधिकारिता का प्रयोग करने वाला , यथास्थिति , सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत 
करेगा । 
( 3) ऐसा आयातकर्ता, जिसने किसी छूट वाली अधिसूचना का फायदा ले लिया है, परिसर पर , जहां आयातित माल को विनिर्माण के 
लिए या आउटपुट सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाने के लिए रखा जाएगा , अधिकारिता का प्रयोग करने वाले , यथास्थिति , सीमाशुल्क 
उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त को अगली तिमाही के दसवें दिन इन नियमों से संलग्न प्ररूप में तिमाही विवरणी प्रस्तुत 
करेगा । 
7. अनुपयोजित या त्रुटिपूर्ण माल का पुन : निर्यात या निकासी — (1) ऐसा आयातकर्ता, जिसने किसी छूट वाली अधिसूचना का फायदा 
ले लिया है, इन नियमों का पालन विहित करके, ऐसे परिसर पर , जहां आयातित माल को विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवाएं देने के 
लिए उपयोग किए जाने के लिए रखा जाएगा, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले , यथास्थिति , सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक 
सीमाशुल्क आयुक्त की अनुज्ञा से आयात की तारीख से छह मास के भीतर अनुपयोजित या त्रुटिपूर्ण आयातित माल का पुन: निर्यात कर 
सकेगा : 
परंतु पुन :निर्यात के लिए ऐसे माल का मूल्य उक्त माल के आयात के समय मूल्य से कम नहीं होगा । 
( 2) ऐसा आयातकर्ता, जिसने किसी छूट वाली अधिसूचना का फायदा ले लिया है, इन नियमों का पालन विहित करके , ऐसे परिसर पर , 
जहां आयातित माल को विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाने के लिए रखा जाएगा , अधिकारिता का 
प्रयोग करने वाले , यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त की अनुज्ञा से आयात की तारीख से छह मास के 
भीतर ऐसे माल पर उद्गहणीय शुल्क किन्तु छूट लिए गए और आयात के समय पहले ही संदत्त , यदि कोई है, के बीच अंतर के बराबर 
रकम का माल के आयात की उस तारीख से , जिसको छूट ली गई थी , प्रारंभ होकर शुल्क के अंतर की उस संपूर्ण रकम के, जिसका वह 
संदाय करने का दायी है, वास्तविक संदाय की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस अधिनियम की धारा 28कक के अधीन 
जारी अधिसूचना द्वारा नियत दर से ब्याज सहित संदाय करके अनुपयोजित या त्रुटिपूर्ण आयातित माल की निकासी भी कर सकेगा । 
8. कतिपय मामलों में शुल्क की वसूली -- ऐसा आयातकर्ता, जिसने किसी छूट वाली अधिसूचना का फायदा ले लिया है , आयातित माल 
का उपयोग संबंधित छूट वाली अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के अनुसार करेगा या नियम 7 के अधीन कार्यवाही करेगा और किसी 
असफलता की दशा में , ऐसे परिसर पर , जहां आयातित माल को विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाने के 
लिए रखा जाएगा , अधिकारिता का प्रयोग करने वाले , यथास्थिति , सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त , आयात की 
तारीख से छह मास के भीतर ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क किन्तु छूट लिए गए और आयात के समय पहले ही संदत्त , यदि कोई है, के 
बीच अंतर के बराबर रकम का माल के आयात की उस तारीख से , जिसको छूट ली गई थी , प्रारंभ होकर शुल्क के अंतर की उस संपूर्ण 
रकम के, जिसका वह संदाय करने का दायी है , वास्तविक संदाय की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस अधिनियम की 
धारा 28कक के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा नियत दर से ब्याज सहित रकम की वसूली कार्यवाहियां प्रारंभ करने के लिए बंधपत्र का 
अवलंब लेगा । 
9. सीमाशुल्क ( शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात ) नियम , 1996 के किसी नियम , 
अधिसूचना , परिपत्र, अनुदेश , स्थायी आदेश, व्यापार नोटिस या अन्य आदेश और उसके किसी उपबंध के प्रति या सीमाशुल्क ( शुल्क्य माल 
के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम , 2016 और उसके किसी तत्स्थानी उपबंध के प्रति निर्देश का 
अर्थ सीमाशुल्क ( शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात ) नियम , 2017 के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा । 


[ फा . सं . 450/ 28/ 2016- सीमाशुल्क IV ] 


जुबेर रियाज, निदेशक (सीमाशुल्क ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1) ] 


प्ररूप 
नियम 6 ( 3) देखिए] 

तिमाही विवरणी 
...... को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए विवरणी 


दिन 


क्र . सं . | प्रवेश | रियायती | तिमाही तिमाही के दौरान आयातित माल के ब्यौरे 

शुल्क की | तिमाही के | माल का 
पत्र सं . | दर पर | के पहले 

रियायती | दौरान 

उपयोग 
और आयात 

दर पर | विनिर्मित विनिर्दिष्ट 
तारीख । किए गए | आरंभिक 

माल | माल/ उपलब्ध प्रयोजन के 
माल का | अतिशेष 

उपाप्त | कराई गई लिए किया 
वर्णन 

करने का | आउटपुट सेवा गया या 
विनिर्दिष्ट 

नहीं , और 
प्रयोजन 

आयात की 
दशा में 
निर्यातित 
मात्रा को 
कर -बीजक 
के ब्यौरे 
सहित 
विनिर्दिष्ट 

करें 
तिमाही | तिमाही | स्तंभ | तिमाही | तिमाही | तिमाही | तिमाही 

वर्णन | मात्रा 
के 

के 

के 
दौरान दौरान और दौरान दौरान दौरान अंतिम 
प्राप्त प्राप्त स्तंभ आशयित पुन : घरेलू दिन 
माल माल 

प्रयोजन निर्यात बाजार समाप्ति 
का के लिए | की गई 

अतिशेष 
मात्रा 

उपभोग | मात्रा । निकासी 
की गई 

की 
मात्रा 

मात्रा 
| ( 1 ) । ( 2) ( 3) ( 4) । ( 5) | ( 6 ) । (7) ( 8 ) ( 9) । (10) । (11 ) । (12) (13 ) ( 14 ) ( 15 ) 


( 6 ) 


का 


की 


मूल्य 


| योग 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 30th June, 2017 

No. 68 / 2017 - Customs ( N. T . ) 
G. S. R.803 ( E). — In exercise of the powers conferred by section 156 of the Customs Act , 1962 ( 52 of 
1962) ,and in supersession of the Customs( Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable 
Goods) Rules, 2016 except as things done or omitted to be done before such supersession , the Central Government 
hereby makes the following , namely : - 


Short title and commencement. - ( 1) These rules may be called the Customs ( Import of Goods at 
Concessional Rate of Duty) Rules, 2017 . 


(2 ) 


They shall come into force on the 1st day of July , 2017 . 


Application . - ( 1) These rules shall apply to an importer, who intends to avail the benefit of an exemption 
notification issued under sub - section (1 ) of section 25 of the Customs Act , 1962 (52 of 1962 ) and where the 
benefit of such exemption is dependent upon the use of imported goods covered by that notification for the 
manufacture of any commodity or provision of output service. 


( 2) These rules shall apply only in respect of such exemption notifications which provide for the observance 
of these rules . 


Definition . - In these rules , unless the context otherwise requires , - 


[ 411 II - qus 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(a ) “ Act” means the Customs Act , 1962 (52 of 1962); 


(b ) “ exemption notification ” means a notification issued under sub -section ( 1) of section 25 of the Act ; 


(c) “ information ” means the information provided by themanufacturer who intends to avail the benefit of 

an exemption notification ; 


( d ) “ Jurisdictional Custom Officer” means an officer of Customs of a rank equivalent to the rank of 

Superintendent or an Appraiser exercising jurisdiction over the premises where either the imported 
goods shall be put to use for manufacture or for rendering output services; 


(e ) “ manufacture ” means the processing of raw material or inputs in any manner that results in 

emergence of a new product having a distinct name, character and use and the term “ manufacturer ” 
shall be construed accordingly ; 


( f ) ( output service ” means supply of service with the use of the imported goods . 


4 . Information about intent to avail benefit of exemption notification .- An importer who intends to avail the 
benefit of an exemption notification shall provide the information to the Deputy Commissioner of Customs or, as the 
case may be, Assistant Commissioner of Customshaving jurisdiction over the premises where the imported goods shall 
be put to use for manufacture of goods or for rendering output service , the particulars, namely : 


(i) the name and address of the manufacturer ; 


( ii) the goods produced at his manufacturing facility ; 


( iii ) the nature and description of imported goods used in the manufacture of goods or providing an output service. 


The importer who intends to avail the benefit of an exemption notification shall 


5 . Procedure to be followed . - ( 1) 
provide information - 


(a ) in duplicate , to the Deputy Commissioner of Customs or, as the case may be, Assistant Commissioner of 
Customs having jurisdiction over the premises where the imported goods shall be put to use for manufacture of goods 
or for rendering output service , the estimated quantity and value of the goods to be imported , particulars of the 
exemption notification applicable on such import and the port of import in respect of a particular consignment for a 
period not exceeding one year; and 


(b ) in one set , to the Deputy Commissioner of Customs or, as the case may be , Assistant Commissioner of 
Customs at the Custom Station of importation . 


( 2) The importer who intends to avail the benefit of an exemption notification shall submit a continuity bond with 
such surety or security as deemed appropriate by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of 
Customs having jurisdiction over the premises where the imported goods shall be put to use for manufacture of goods 
or for rendering output service , with an undertaking to pay the amount equal to the difference between the duty leviable 
on inputs but for the exemption and that already paid, if any , at the time of importation , along with interest , at the rate 
fixed by notification issued under section 28AA of the Act, for the period starting from the date of importation of the 
goods on which the exemption was availed and ending with the date of actual payment of the entire amount of the 
difference of duty that he is liable to pay . 


(3 ) The Deputy Commissioner of Customs or, as the case may be , Assistant Commissioner of Customs having 
jurisdiction over the premises where the imported goods shall be put to use for manufacture of goods or for rendering 
output service , shall forward one copy of information received from the importer to the Deputy Commissioner of 
Customs, or as the case may be , Assistant Commissioner of Customs at the Custom Station of importation . 


(4 ) On receipt of the copy of the information under clause (b ) of sub - rule (1), the Deputy Commissioner of 
Customs or, as the case may be , Assistant Commissioner of Customs at the Custom Station of importation shall allow 
the benefit of the exemption notification to the importer who intends to avail the benefit of exemption notification . 


(6 ) Importer who intends to avail the benefit of an exemption notification to give information regarding receipt 
of imported goods and maintain records. - ( 1) The importer who intends to avail the benefit of an exemption 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( i) ] 


notification shall provide the information of the receipt of the imported goods in his premises where goods shall be put 
to use for manufacture , within two days ( excluding holidays , if any) of such receipt to the jurisdictional Customs 
Officer . 


( 2 ) The importer who has availed the benefit of an exemption notification shall maintain an account in such manner 
so as to clearly indicate the quantity and value of goods imported , the quantity of imported goods consumed in 
accordance with provisions of the exemption notification , the quantity of goods re -exported , if any , under rule 7 and the 
quantity remaining in stock , bill of entry wise and shall produce the said account as and when required by the Deputy 
Commissioner of Customs or, as the case may be , Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction over the 
premises where the imported goods shall be put to use for manufacture of goods or for rendering output service . 


( 3 ) The importer who has availed the benefit of an exemption notification shall submit a quarterly return , in the Form 
appended to these rules , to the Deputy Commissioner of Customs or, as the case may be , Assistant Commissioner of 
Customs having jurisdiction over the premises where the imported goods shall be put to use for manufacture of 
goods or for rendering output service , by the tenth day of the following quarter . 


7 . Re -export or clearance of unutilised or defective goods. - ( 1) The importer who has availed benefit of an 
exemption notification , prescribing observance of these rules may re - export the unutilised or defective imported goods , 
within six months from the date of import , with the permission of the jurisdictional Deputy Commissioner of Customs 
or, as the case may be, Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction over the premises where the 
imported goods shall be put to use for manufacture of goods or for rendering output service : 


Provided that the value of such goods for re -export shall not be less than the value of the said goods at the time of 
import. 


(2 ) The importer who has availed benefit of an exemption notification , prescribing observance of these rules may also 
clear the unutilised or defective imported goods, with the permission of the jurisdictional Deputy Commissioner of 
Customs or, as the case may be , Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction over the premises where 
the imported goods shall be put to use for manufacture of goods or for rendering output service, within a period 
of six months from the date of import on payment of import duty equal to the difference between the duty leviable on 
such goods but for the exemption availed and that already paid , if any , at the time of importation , along with interest, at 
the rate fixed by notification issued under section 28AA of the Act, for the period starting from the date of importation 
of the goods on which the exemption was availed and ending with the date of actual payment of the entire amount of 
the difference of duty that he is liable to pay. 


8 . Recovery of duty in certain case . - The importer who has availed the benefit of an exemption notification shall 
use the goods imported in accordance with the conditions mentioned in the concerned exemption notification or take 
action by re -export or clearance of unutilised or defective goods under rule 7 and in the event of any failure, the Deputy 
Commissioner of Customs or , as the case may be, Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction over the 
premises where the imported goods shall be put to use for manufacture of goods or for rendering output service 
shall take action by invoking the Bond to initiate the recovery proceedings of the amount equal to the difference 
between the duty leviable on such goods but for the exemption and that already paid , if any, at the time of importation , 
along with interest, at the rate fixed by notification issued under section 28AA of the Act , for the period starting from 
the date of importation of the goods on which the exemption was availed and ending with the date of actual payment of 
the entire amount of the difference of duty that he is liable to pay . 


9. References in any rule , notification , circular, instruction , standing order , trade notice or other order pursuance to the 
Customs ( Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules , 1996 and any 
provision thereof or to the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable 
Goods) Rules , 2016 and any corresponding provisions thereof shall , be construed as reference to the Customs(Import of 
Goods at Concessional Rate of Duty ) Rules, 2017 . 


[ F . No .450 / 28 /2016 - Cus IV ] 
ZUBAIR RIAZ , Director (Customs) 


[ HTT II 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Form 
[ See rule 6 (3 )] 
QUARTERLY RETURN 


Return for the quarter ending . 


Details of goods imported during the quarter 


si. Bill Description Opening 
No . of of goods balance 

Entry imported at on the 
No. concessional 1st day 
and rate 

of the 
date 

quarter 


Specified Goods manufactured Whether 
purpose for during the the goods 
procuring the quarter /Output used for 
goods at service provided 

specified 
concessional 

purpose or 
rate of duty . 

not and in 
case of 

export, 
specify the 

quantity 
exported 

with 
details of 

Tax 

Invoice 
Description Quantity 


Value of Quantity Total of Quantity Quantity Quantity Closing 

goods of goods column consumed re - cleared balance 
received received (4 ) and for the exported in to the on the 
during during (6 ) intended during domestic last day 
the the 

purpose , the market of the 
quarter quarter 

during quarter during quarter 
the 

the 
quarter 

quarter 
(5 ) (6 ) (7 ) (8) ( 9) ( 10 ) (11) 


(1) (2) 


(3 ) 


(4) 


( 12 ) 


1 


(13) 


(14) 


(15 ) 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date : 2017 .07.01 15 :09 : 33 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


